. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 कार्तिक , 1940 ( श०) 


संख्या- 989 राँची, बुधवार , 


24 अक्टूबर, 2018 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


संकल्प 
24 अक्टूबर , 2018 


संख्या-5/ आरोप- 1-138/ 2014- 2582 ( HRMS)-- श्री विनोद कुमार झा , झा०प्र०से०, ( कोटि क्रमांक 
568/03, गृह जिला- मधुबनी), तत्कालीन अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग , झारखण्ड , राँची के विरूद्ध 
ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 1490 , दिनांक 12 मई , 2014 द्वारा प्रपत्र - क में 
आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया , जिसमें श्री झा के विरूद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने , 
पी०डब्लू०डी० कोड, वितीय नियमावली के नियम- 225 के प्रावधान के प्रतिकूल कार्य करने , संवेदक 
को अनुचित लाभ पहुंचाने एवं राजकोष को क्षति पहुँचाने का प्रयास करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित 
किया गया । 

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक -7976, दिनांक 8 अगस्त, 2014 द्वारा 
श्री झा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इन्होंने पत्रांक- 1908/ भ०नि०, 
दिनांक 8 अक्टूबर , 2014 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । श्री झा के 
स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक -5984, दिनांका जुलाई, 2015 द्वारा ग्रामीण विकास 
विभाग ( ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गयी । उक्त के 
आलोक में ग्रामीण विकास विभाग ( ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के पत्रांक -4198, दिनांक 
4 जुलाई , 2016 द्वारा इनके स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया । 


2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 24 अक्टूबर , 2018 
श्री झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप , इनका स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग 
( ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-9501 , 
दिनांक 9 नवम्बर , 2016 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर संचालन पदाधिकारी के पत्रांक - 23, दिनांक 
24 जनवरी, 2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । 
श्री झा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप , विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान 
एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक -10397, दिनांक 
6 अक्टूबर , 2017 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन 
पर मंतव्य की माँग की गयी । ग्रामीण विकास विभाग ( ग्रामीण कार्य मामले ), झारखण्ड के 
पत्रांक -1921 , दिनांक 18 जून , 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया । 

श्री झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान , संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच 
प्रतिवेदन एवं ग्रामीण विकास विभाग ( ग्रामीण कार्य मामले ), झारखण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये 
मंतव्य की समीक्षा की गयी , जिसमें पाया गया कि योजना की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी संचिका से 
आरोपी का कोई संबंध नहीं था और न ही योजना स्वीकृत्यादेश की प्रति उन्हें उपलब्ध करायी गयी थी 
तथा निविदा प्रक्रिया अथवा निविदा के निष्पादन में किसी शर्त के उल्लंघन का कोई आरोप आरोपी 
पदाधिकारी पर नहीं लगाया गया है । 

अतः, समीक्षोपरांत श्री विनोद कुमार झा , झा०प्र०से०, ( कोटि क्रमांक - 568/03), तत्कालीन अवर 
सचिव , ग्रामीण कार्य विभाग , झारखण्ड , राँची सम्प्रति - अपर समाहर्ता, चतरा को भविष्य में सचेत 
रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है । 


Sr No. 


Decision of the Competent authority 


Employee Name 
G . P. F. No. 

2 
BINOD KUMAR JHA 
BHR /BAS/ 2558 


| श्री विनोद कुमार झा , झा०प्र०से० , तत्कालीन अवर सचिव , 
ग्रामीण कार्य विभाग , झारखण्ड , राँची को भविष्य में सचेत 
रहने की चेतावनी संसूचित किए जाने के संबंध में 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS / 2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 989 -- 50 


